रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004 /99 


R -LE 


REGD. NO . D. L - 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग खण्ड 1 . 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 72 ] 
No . 72] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 4 , 2010 / फाल्गुन 13 , 1931 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4 , 2010/PHALGUNA 13, 1931 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2010 

सं . 47 / 2009 - 2014 
फा . सं. 01 / 84 / 162 / 300 / ए एम 10 / डी ई एस - 5. - विदेश व्यापार नीति , 2009 - 14 के पैराग्राफ 2. 4 और प्रक्रिया पुस्तक , ( खण्ड -1 ) 
के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार , एतद्द्वारा , समय - समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक 
( खण्ड -2 ) 2009 - 2014 में निम्नलिखित संशोधन/ शुद्धियाँ करते हैं । 

2. समय - समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -2 ) 2009- 2014 में यथा निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों ( सियॉन ) के 
विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक " क " में यथाउल्लिखित उपयुक्त स्थलों पर संशोधन किए गए हैं । 
3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

आर . एस . गुजराल , महानिदेशक , विदेश व्यापार 

एवं पदेन विशेष सचिव 
अनुलग्नक " क " 
वस्त्रों ( उत्पाद कोड : य ) के लिए सामान्य टिप्पणी सं. 4 में ,सिओन की अनुमत निविष्टियों से रेशम की किसी वैकल्पिक आयात मदों के 
आयात के लिए लचीलेपन को अनुमत करने के लिए निम्नलिखित को शामिल किया जाता है : 
क्रम सं. निर्यात उत्पाद 

अनुमत वैकल्पिक निविष्टियां 
___ 1. मल्बरी रा सिल्क से बने हुए 

डयूपियन सिल्क /टसार सिल्क/ स्पन सिल्क/ मॉयल सिल्क 
डयूपियन सिल्क से बने हुए 

टसार सिल्क / स्पन सिल्कानॉयल सिल्क 
टसार सिल्क / स्पन सिल्क से बने हुए 

स्पन सिल्क/ नॉयल सिल्क 
यदि निर्यात उत्पाद सिल्क की एक से अधिक किस्म से बना हुआ है तब, सिल्क के संघटन के अनुपात की मात्रा में वैकल्पिक निविष्टियों 
को अनुमत ( उपरोक्त तालिका के अनुसार ) किया जाएगा या अन्य फाइबर जैसे कॉटन/बिसकोस आदि के साथ मिश्रित स्पन सिल्क के अनुपात 
की मात्रा में अनुमत किया जाएगा । 


866 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 1 - :- Sec . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi,the 4th March , 2010 

No. 47 /2009- 2014 
F . No. 01 /84 / 162/300 /AM 10 /DES - V .- In exercise of the powers conferred under Paragraph 2 .4 of the Foreign 
Trade Policy , 2009 - 14 and Paragraph 1. 1 of the Handbook of Procedures ( Vol. 1 ), the DirectorGeneral of Foreign Trade 
hereby makes the following amendments/ corrections in the Handbook ofProcedures (Vol. 2 ), 2009 - 2014 , as amended from 
time to time. 

2 . In the statement of Standard Input Output Norms (SION ) as contained in the Handbook of Procedure 
(Vol. 2 ), 2009 -2014 as amended from time to time, amendments at appropriate place asmentioned in ANNEXURE “ A ” to this 
Public Notice are made . 
3 . This issues in public interest. 

R . S. GUJRAL , Director General of Foreign Trade & Ex-officio Spl. Secy , 

ANNEXURE “ A ” 
In the General Note No. 4 for Textiles (Product Code : J) the following is incorporated for allowing flexibility for importofany 
alternative import items of Silk from the permissible inputs of SION : 
SI. No . Export Product 

Alternative inputs allowed 
Made out of Mulberry Raw Silk 

Dupion Silk/ Tussar Silk / Spun Silk /Noil Silk 
Made out of Dupion Silk 

Tussar Silk /Spun Silk/Noil Silk 
Made out of Tussar Silk / Spun Silk 

Spun Silk /Noil Silk 


In case the export product is made out ofmore than one variety of Silk then , the alternate inputs will be allowed 
( as in table above ) in proportion to the ratio of constituents of Silk or in proportion to the ratio of Spun Silk blended with 
other fibres like Cotton /Viscose etc 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


